निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 916 ) पटना , सोमवार , 5 अगस्त 2019 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

31 जुलाई 2019 
सं० 1 / स्था०(1) 142 / 1996 - 2344 — बिहार पशुपालन सेवा वर्ग -1 के पदाधिकारी डॉ0 लक्ष्मी नारायण मंडल , सेवा 
निवृत्त निदेशक , पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना जिन्हें बिहार पशुपालन सेवा के अधिकाल वेतनमान रू0 
1900 - 2500 / - ( अपुनरीक्षित ) रू0 4100 -5300 / - (पुनरीक्षित) में विभागीय अधिसूचना संख्या - 194 दिनांक 09.01.1996 द्वारा 
दिनांक 17. 07 . 1987 से प्रोन्नति दी गयी थी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं0 - 10240 / 2013 
मामले में दिनांक 19.11. 2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा के 
आलोक में विभागीय पूर्व की अधिसूचना संख्या 194 दिनांक 09.01.1996 में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार पशुपालन सेवा 
आधिकाल वेतनमान रू0 1900 - 2500 / - ( अपुनरीक्षित) एवं रू0 4100 - 5300 / - ( पुनरीक्षित ) में दिनांक 11.01 .1984 के प्रभाव 
से वैचारिक रूप से प्रोन्नति एवं प्रोन्नति के फलस्वरूप सेवा निवृत्ति से संबंधित लाभ प्रदान की जाती है । 
2. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रेम कुमार गुप्ता प्रेम , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 916-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


